RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


Reg.No. MH/ MR/ South-343/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - क 


असाधारण 


वर्ष ६, अंक ५७( २) ]] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २६, २०१४ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त 

इतर 

वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road 

22nd September 2014 
New Delhi 110 001, dated the 

31 Bhadrapada , 1936 (Saka ) 


DIRECTION 


No. 576 /3 /VVPAT/2014 / SDR -Vol.I. — Whereas , Section 61A of the Representation of the People 
Act , 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as 
may be prescribed , may be adopted in such constituency or constituencies as the Election 
Commission of India may , having regard to the circumstances of each case , specify ; and 

2. Whereas , as per the proviso to rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer 
with a drop box of such design , as may be approved by the Election Commission of India , may 

also 
be attached to a voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or 
constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct ; and 

3. Whereas, the Election Commission of India has, vide its Notification No. 576 / 3 /EVM / 2014 / 
SDR -Vol. I dated 22nd September , 2014 , already specified under the said section 61A of the 
Representation of the People Act, 1951 , all the Assembly Constituencies of States of Haryana and 
Maharashtra as the constituencies in which the votes be shall be given and recorded by means of 
voting machines at the poll to be taken for the current general elections ; 

4. Now , therefore , the Election Commission of India , in exerecise of its powers under the 
said proviso to rule -49A of the Conduct of Election Rules , 1961, hereby 

(i) specifies the 38 -Amravati ,42-Achalpur, 47-Wardha ,61- Bhandara (SC ), 71-Chandrapur 
( SC ), 78 -Yavatmal, 107-Aurangabad Central, 108 -Aurangabad West (SC ), 109-Aurangabad 


( १ ) 


भाग चार - क - ९९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २६, २०१४ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३६ 


East, 123 -Nashik East, 124 -Nashik Central, 125 -Nashik West and 225 - Ahmednagar City 
Assembly Constituencies of Maharashtra and 13 - Thanesar , 21-Karnal, 25 - Panipat City , 
31 - Sonipat , 62 Rohtak and 77 -Gurgaon Assembly Constituencies of Haryana as the 
constituencies in which a printer with a drop box shall be attached to every voting machine 
to be used for the giving and recording of votes at the current general election to the State 
Legislative Assembly ; 

( ii ) approves the design of the printer with the drop box as developed by the Bharat 
Electronics , Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, as the 
printer which shall be attached to the said voting machines to be used for the giving and 
recording of votes in the above said assembly constituencies . 


By order , 


ASHISH CHAKRABORTY , 

Secretary 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , सप्टेंबर २६, २०१४ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३६ 


३ 


भारत निर्वाचन आयोग 


निर्वाचन सदन , अशोका रोड 


नई दिल्ली 110 001 , तारीख 


22 सितम्बर , 2014 
31 भाद्रपद , 1936 ( शक ) 


निदेश 


संख्या 576 / 3 / वी.वी.पी.ए.टी./ 2014 / एस.डी.आर.खण्ड . – यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 61 क में यह प्रावधान 
है कि मतदान मशीनों के द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से मत दिया जाए तथा उसे रिकॉर्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक 
मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनाई जाए ; और 

2 . यतः निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम, 49 क के परंतुक के अनुसार ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में या उनके 
हिस्सों में जैसा भी भारत निर्वाचन आयोग निदेश दे, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर , जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाएं , 
भी वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु वोटिंग मशीन से संलग्न किए जाएगें ; और 

3 . यतः भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी दिनांक 22 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 576 /3 / ईवीएम / 2014/ एसडीआर 
खंड -1 

द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61 क के अधीन हरियाणा तथा महाराष्ट्र के सभी विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों को 
ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में पहले ही विनिर्दिष्ट कर दिया है जिनमें वर्तमान साधारण निर्वाचनों के लिए मतदान में वोटो का दिया जाना और रिकॉर्ड 
किया जाना वोटिंग मशीनों के जरिए किया जाएगा ; 

4 . अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग,निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 49 क के उक्त परंतुक के अधीन अपनी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा 

I. महाराष्ट्र के 38- अमरावती, 42 - अचलपुर, 47-वर्धा, 61 - भण्डारा ( अ.जा.), 71- चंद्रपूर ( अ.जा. ), 78-यवतमाल , 
107 - औरंगाबाद मध्य, 108 - औरंगाबाद पश्चिम ( अ.जा.), 109- औरंगाबाद पूर्व, 123- नाशिक पूर्व, 124- नाशिक मध्य, 125- नाशिक 
पश्चिम एवं 225- अहमदनगर शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा हरियाणा के 13- थानेसर , 21 - करनाल , 25 - पानीपत 
62- रोहतक एवं 77- गुड़गांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्देशित करता है जिनमें राज्य विधान सभा के 
वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों को देने और उनकी रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक वोटिंग मशीन के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित 
प्रिंटर संलग्न किया जाएगा । 

II. भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बैंगलोर एवं इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तैयार किये गए ड्रॉप 
बॉक्स सहित प्रिंटर के डिजाइन को ऐसे प्रिंटर के रुप में अनुमोदित करता है जिसे उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने और उसकी 
रिकॉर्डिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली उक्त वोटिंग मशीनों के साथ जोडा जाएगा । 


शहर , 

31 - सोनीपत , 


आदेश से , 


आशीष चक्रवर्ती, 

सचिव । 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक ईव्हीएम -२०१४ / प्र . क्र . १४१२/१४/३३ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ . 


प्रत , माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 


(१ ) विभागीय आयुक्त ( सर्व) , 
( २) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी ( सर्व), 
( ३ ) * निवडणूक निर्णय अधिकारी, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ ( सर्व), 


( * जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत ). 


( ४ ) निवडनस्ती . 


अ . ना . वळवी, 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य . 


